निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 पौष 1943 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 19 जनवरी 2022 


( सं ० पटना 27 ) 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


1 


अधिसूचना 

14 जनवरी 2022 
सं ० बि ० व ० से ० ( स्था ० ) -18 / 2021-103 / प ० व ० ज ० प ० — बिहार वन सेवा के मूल कोटि के सहायक वन संरक्षक 
के पद पर नवनियुक्त निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ -4 में अंकित तिथि के प्रभाव से 
सहायक वन संरक्षक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्टी की जाती है : 

योगदान की 

सेवा सम्पुष्टि 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम / गृह जिला / वर्त्तमान पदस्थापन 

तिथि 

की तिथि 
श्री आतीश कुमार , सहायक वन संरक्षक / कैमूर / नालंदा 

09.10.2018 09.10.2020 
वन प्रमंडल बिहारशरीफ 
सुश्री मेघा यादव , सहायक वन संरक्षक / बेतिया / जमुई वन 

08.10.2018 08.10.2020 
प्रमंडल , जमुई 
श्रीमती अमिता राज , सहायक वन संरक्षक / गया / वाल्मीकि 

09.10.2018 09.10.2020 
व्याघ्र आरक्ष -2 , बेतिया । 
श्री पकंज कुमार , सहायक वन संरक्षक / बेगूसराय / 

08.10.2018 08.10.2020 
रोहतास वन प्रमडल , सासाराम 
उपर्युक्त प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


2 


3 


4 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 27-571 + 200 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


